निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार 

गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा 

द्वारा प्रकाशित 


11 पौष 1936 ( AO ) 
वृहस्पतिवार , 1 जनवरी 2015 


( सं o पटना 3 ) 


पटना, 


बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद 

विद्यापति मार्ग, पटना -800001 


अधिसूचना 

26 नवम्बर 2014 
सं 0 1111 — श्री सनातन धर्म सभा भवन , पटना सिटी, पटना के सुचारू प्रबंधन हेतु पर्षदीय अधिसूचना 
ज्ञापांक -2170, दिनांक 19/03/2013 द्वारा अधिनियम की धारा- 32 के तहत एक योजना निरूपित की गई है । उक्त 
योजना के क्रमांक -1 पर योजना का नाम " श्री सनातन धर्म सभा , पटना सिटी, पटना " तथा न्यास समिति का नाम " श्री 
सनातन धर्म सभा न्यास समिति, पटना सिटी, पटना " टंकित हो गया है । इसे निम्नलिखित रूप में संशोधित किया 
जाता है 

" श्री सनातन धर्म सभा , पटना सिटी, पटना " के स्थान पर " सनातन धर्म सभा भवन, पटना सिटी " तथा " श्री 
सनातन धर्म सभा न्यास समिति, पटना सिटी, पटना के स्थान पर " सनातन धर्म सभा भवन प्रबंधकारिणी समिति , पटना 
सिटी " प्रतिस्थापित किया जाता है । 

आदेश से , 


। 


किशोर कुणाल, 


अध्यक्ष । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 3-571 + 10 - डी ० टी ० पी ० । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


